निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 508 ) 


28 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 18 जून 2014 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

26 मई 2014 
सं0 10 (3) न. वि. नीति - 01 / 2012 - 192 / न0वि0एवं आ0वि0 - दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम 2010 के 
अंतर्गत बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा नियमावली एवं स्कीम तैयार किया गया है । तदनुसार दीघा अर्जित भूमि 
बन्दोबस्ती नियमावली 2013 एवं दीघा अर्जित भूमि स्कीम 2013 की समीक्षा हेतु निम्नांकित रूप से एक समिति का 
गठन किया जाता है : 
( i) प्रधान सचिव, वित्त विभाग 

अध्यक्ष 
( ii ) सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग 

सदस्य सचिव 
( iii) सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग - 

सदस्य 
(iv ) सचिव, निबंधन विभाग 

सदस्य 
( v ) प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य आवास बोर्ड 

सदस्य 
___ 2. समिति उक्त नियमावली एवं स्कीम की समीक्षा कर अपने मंतव्य से सरकार को एक निर्धारित समय - सीमा 
के अंतर्गत अवगत करायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 508 -571 + 200-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


